निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 श्रावण 1942 ( श ० ) 
( सं ० पटना 452) पटना , मंगलवार , 4 अगस्त 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

15 जुलाई 2020 
सं ० 21 / बी.पी.एस.सी. -12 / 2011-6787 / सा.प्र. - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-316 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल , डॉ . अरूण कुमार भगत (विभागाध्यक्ष, मीडिया अध्ययन विभाग , 
महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार), को पदभार ग्रहण करने की तिथि के प्रभाव से बिहार लोक 
सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं । 

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद -316(2) के अनुसार इनकी कार्यावधि, पद भार ग्रहण की तिथि से 06 
( छ:) वर्ष या 62 वर्ष की उम्र सीमा , में से जो भी पहले हो, तक होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

हिमांशु कुमार राय, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 452-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


